रजिस्ट्री सं. जी -3/ डी एल ( एन ) 04/ 0009/ 2003-05 भारत सरकार 

GOVERNMENT OF INDIA 


REGD.No.G- 3 / DLON)-04/0009 / 2003-05 


दिल्ली 


राजपन 


सत्यमेव जयते 


Delhi 

Gazette 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

साप्ताहिक 
WEEKLY 


सं . 24 ] 
No. 241 


दिल्ली , जून 29 - जुलाई 5 , 2012 , बृहस्पतिवार / आषाढ़ 8 -- आषाढ़ 14, 1934 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं . 81 , 83 , 85 
DELHI , JUNE 29 - JULY 5 , 2012, THURSDAY/ ASADIHA 8 -- ASADHA 14, 1934 [ N.C.T.D. No. 81, 83, 85 


भाग-IV 
PART - IV 


भाग -1 में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं 
Notifications of Departments of theGovernment of the National Capital Territory of Delhiother than 

Notifications included in Part- 1 


राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हैं को दिल्ली महानगर क्षेत्र में 
गृह ( सामान्य ) विभाग 

इतने लंबे समय के रूप में जब तक कि वह उपायुक्त का पद धारण 
अधिसूचना 
दिल्ली , 2 जुलाई , 2012 

करने , मामले के रूप में राजस्व विभाग में या अगले आदेशों तक 

इसमें जो भी पहले हो , अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष 
सं . फा . 4 / 4 / 2003 / गृह ( सामान्य ) / 2668.-- गृह मंत्रालय , 

नियुक्त करते हैं : 
भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 
यू. 11011/274 - यू.टी.एल . ( i) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 

1. श्री शूरबीर सिंह ( आईएएस ) 

उपायुक्त ( उत्तर - पश्चिम ) 
1973 ( 1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

2. श्री उमेश कुमार त्यागी ( दानिक्स ) उपायुक्त ( दक्षिण ) 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 
उपराज्यपाल , निम्नलिखित अधिकारियों , उपायुक्तों को दिल्ली महानगर 

उपराज्यपाल के आदेशों तथा उनके नाम पर , 
क्षेत्र में इतने लंबे समय के रूप में जब तक कि वह उपायुक्त का पद 

ए. के . शर्मा, उप सचिव ( गृह ) 
धारण करने , मामले के रूप में राजस्व विभाग में या अगले आदेशों 

IIOME ( GENERAL) DEPARTMENT 
तक इसमें , जो भी पहले हो , कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सहर्ष 

NOTIFICATION 
नियुक्त करते हैं । 

Delhi, the 2nd July, 2012 
सं. फा . 4/ 4 / 2003 / गृह ( सामान्य )/ 2668.-- गृह मंत्रालय , 

No. F.4/ 4/ 2003- HOME ( G )/2668.-Inexercise of 
भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 

the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 20 of 
यू. 11011/ 2/ 74-- यू.टी.एल . (i ) के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 

the Code of CriminalProcedure , 1973 (2 of 1974 ), read with 
1973 (1974 की संख्या 2 ) की धारा 20 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त the Government of India , Ministry of Home Affairs , 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के Notification No. U - 11011 / 2 / 74- UTL. ( i) dated the 20th 
उपराज्यपाल, निम्नलिखित अधिकारियों, उपायुक्तों को जो वर्तमान में March , 1974 , the Lt. Governor of National Capital Territory 

( 227) 


2454 DG/ 2012 


228 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JULY 5 , 2012 /ASADHA 14 , 1934 


[ PART IV 


of Delhi is pleased to appoint the following Officers an 
Executive Magistrate in the National Capital Territory of 
Delhi, so long as they hold the post of Deputy 
Commissioner, as the case may be in the Revenue 
Department or till further orders , whichever is earlier. 

No, F. 4 /4 / 2003- HOME (G )/2668.—In exercise of 
the powers conferred by sub - section (2 ) of Section 20 of 
the Code ofCriminal Procedure, 1973 (2 of 1974 ), read with 
the Government of India , Ministry of Home Affairs, 
Notification No. U -11011 /2 / 74 -UTL (i) dated the 20th 
March , 1974, the Lt. Governor of National Capital Territory 
of Delhi is pleased to appoint the following Officers an 
Executive Magistrates to be the Additional District 
Magistrate , so long as they hold the post of Deputy 
Commissioner, as the case may be in the Revenue 
Department or till further orders ,whichever is earlier : 

1. Shri Shurbir Singh , IAS DC (North -West ) 
2. Shri Umesh Kumar Tyagi, DC ( South ) 
( Danics ) 

By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National 

Capital Territory ofDelhi, 

A.K. SHARMA, Dy. Secy. ( Home ) 
विधि , न्याय एवं विधायी कार्य विभाग 

अधिसूचना 

दिल्ली , 4 जुलाई, 2012 
सं. फा . 3/8/96 न्याय / भाग -7 / (Suptlaw )/ 488-490 , 
भारतीय क्रिश्चयन विवाह अधिनियम , 1972 की धारा 6 और 9 के 
उपबधों के अनुसरण में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल , 
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर भारतीय ईसाईयों के विवाह 
सम्पन्न कराने के लिए तथा प्रमाण- पत्र देने के लिए तत्काल प्रभाव 
से तीन वर्ष की अवधि के लिए रेव.एन.पी. फिलिप , पेन्टकोस्टल 
मिशन फैलोशिप ऑफ इंडिया , एफ -344/1 , फ्लैट नं . 304 , तारा 
भवन , ओल्ड एम. बी. रोड , लाडो सराय , नई दिल्ली -110030 को 
लाइसेंस देने के लिए अनुमोदन प्रदान करते हैं । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार के 
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर , 

ए. के. शर्मा, उप सचिव 
DEPARTMENT OF LAW , JUSTICE AND 

LEGISLATIVE AFFAIRS 


Capital Territory of Delhi and to grant certificate ofmarriage , 
with immeditate effect, for a period of three years. 

By Order and in the Name of the 
Lt. Governor of the National 

Capital Territory of Delhi, 

A.K. SHIARMA, Dy. Secy . 
कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण 

आदेश 

दिल्ली, 29 जून, 2012 
फा . सं.10 ( 5088 ) /मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु. / 1586.- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री मित्सुबिसी हैवी इण्डस्ट्रीज इण्डिया प्रा.लि., 3 बी , तीसरी 
मंजिल , लोटस टावर्स , कम्युनिटी सेन्टर , न्यू फ्रेन्ड्स कॉलोनी , 
नई दिल्ली-110025 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 29,76,00,000 
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमश: 3700001 से 
33460000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,97,600 ( रुपये दो 
लाख सत्तान्वे हजार छः सौ ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का 
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING 
REVENUE ,AUTHORITY 

ORDERS 

Delhi, the 29th June, 2012 
R.No.10 ( 5088 )/ COS ( HQ )/ Cons. Duty/ 1586.----Jn 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
( No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs , Notification No. S.O.148 (E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that 
M /s.Mitsubishi Heavy Industries India Pvt. Ltd., 3B , 3rd 
Floor, Lotus Towers, New Friends.Colony , Community 
Centre, New Delhi -110025 shall payaconsolidated stamp 
duty of ₹ 2, 97,600 ( Rupees two lakh ninety seven 
thosuand six hundred ) only on the aggregate value of 
shares of ₹ 29,76,00,000 for equity share certificates with 
distinctive Nos. 3700001 to 33460000 to be issued by the 
said company 

फा , सं.10 ( 5089 ) /मु.स . ( मुख्या, )/ स.शु./ 1585. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि 
सर्वश्री इसहिता टेक्नोलॉजीज प्रा . लि . , 46 , वसन्त अपार्टमेन्ट्स , मयूर 
विहार , फेज -1 दिल्ली-110091 द्वारा जारी किए जाने वाले 


NOTIFICATION 


Delhi, the 4th July , 2012 
No. F.3/8/ 96-Judl ./ Vol.VII/SUPTLAW/ 488-490.-- 
In pursuance of the provision of Section 6 & 9 of the India 
Christian Marriage Act , 1872 , the LieutenantGovernorof 
the National Capital Territory of Delhi is pleased to accord 
approval to the grant of Christian Marriage License to 
Rev. N.P. Philip attached with Pentecostal Missions 
Fellowship of India, F -344 /1 , Flat No, 304, Tara Bhawan , 
Old M.B.Road , Lado Sarai, New Delhi- 110030 to solemnize 
marriages between Indain Christians within the National 


1 . 


PART IV ] 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JULY 5, 2012/ ASADHA14,, 1934 


229 


ORDERS 


₹ 23,25,18,600 मूल्य के इक्विटी एवम् प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी 
पृथक संख्या क्रमशः 10001 से 10278 है, पर लगने वाले मुद्रांक 
शुल्क ₹ 2,32,519 ( रुपये दो लाख बत्तीस हजार पांच सौ उन्नीस ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

F. No.10 ( 5089 )/ COS ( HQ )/ Cons. Duty / 1585.-- 
In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 (E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/ s. Ishita 
Technologics Pvt . Ltd., 46 , Vasant Apartments, Mayur 
Vihar, Phase - 1, New Delhi- 110091 shall pay a consolidated 
stamp duty of 2 , 32,519 (Rupees two lakh thirty two 
thousand five hundred nineteen ) only on the aggregate 
value of shares of ₹ 23,25,18,600 for equity and preference 
share certificates with distinctive Nos . 10001 to 10278 for 
equity shares and 001 to 5278 for preference shares be 
issued by the said company. 

शुद्धि - पत्र 

दिल्ली , 4 जुलाई, 2012 
फा . सं .10 ( 2635 ) /मु.स. ( मुख्या, )/ स.शु./ 1891. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी ने आदेश सं. 
सं . फा.10 ( 2635 )/मु.स. (मुख्या.)/ स.शु./ 6081दिनांक 23-4-2012 
के द्वारा निर्देश दिए थे कि सर्वश्री थाई सुमित नील ऑटो प्रा. लि , 601 
हेमकुंट चैम्बर्स , 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 द्वारा जारी 
किए जाने वाले ₹ 3,76,50,500 मूल्य के इक्विटी शेयरों पर लगने 
वाले मुद्रांक शुल्क 37,651 ( रुपये सैंतीस हजार छ: सौ एकावन ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 
इन आदेश में इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमश : 10001 से 
3005000 के स्थान पर 51000001 से 54765050 पढ़ा जाए । 

आदेश 

दिल्ली , 3 जुलाई, 2012 
फा , सं.10 ( 5218 ) /मु.स. ( मुख्या. )/स.शु./1754. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम ,1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री एसएसएन लॉजिस्टीक्स प्रा.लि. , एफ -7, बन्धु विहार 
अपार्टमेन्ट्स , प्लॉट नं. -11 , सेक्टर -10, द्वारका , नई दिल्ली -110075 
द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 3,00,00,088 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरो 
जिनकी पृथक संख्या 0001 से 132779 है , पर लगने वाले मुद्रांक 
शुल्क ₹ 30001 ( रुपये तीस हजार एक ) केवल के समेकित मुद्रांक 
शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


Delhi, the 3rd July, 2012 
E. No.10 ( 5218 )/COS ( HQ)/ Cons. Duty/ 1754.- 
In exercise of the powers conferred by clause ( b) of sub 
section ( 1 ) of Section. 9 of the Indian Stamp Act , 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Government of India, 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.0.148 ( E ) 
dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M /s. SSN 
Logistics Pvt . Ltd., F - 7, Bandhu Vihar Apartments, Plot 
No.11 Sector 10, Dwarka, New Delhi - 110075 shall paya 
consolidated stamp duty of ₹ 30001 ( Rupees thirty 
thosuand one ) only on the aggregate value of shares of 
₹ 3,30,00,088 for preference share certificates with 
distinctive Nos. 0001 to 132779 to be issued by the said 
company. 

फा , सं.10 ( 4714 ) /मु.स , ( मुख्या, ) /स.शु./1746.- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री व्योलिया वाटर ( इण्डिया ) प्रा . लि ., बी -1 , मार्बल आर्क , 
9 , पृथ्वीराज रोड , नई दिल्ली -110011 द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 20,30,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक 
संख्या 57178601 से 77478600 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क 
₹ 2,03,000 ( रुपये दो लाख तीन हजार ) केवल के समेकित मुद्रांक 
शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

F.No.10 ( 4714 )/ COS ( HQ)/ Cons. Duty/ 1746. 
In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
( No. 2 of 1899) read with the Government of India , 

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.0.148 ( E) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s. Veolia 
Water ( India ) Pvt. Ltd., B - 1, Marble Arch , 9 , Prithvi Raj 
Road New Delhi- 110011 shall pay a consolidated stamp 
duty of ₹ 2,03,000 ( Rupees two lakh three thosuand) only 
on the aggregate value of shares of ₹ 20,30,00,000 
for equity share certifietes with distinetive Nos. 57178601 
to 77478600 to be issued by the said company . 

फा . सं.10 ( 5005 ) /मु.स. ( मुख्या. )/ स.शु./ 1743.-- 
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ) , 
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री जय पॉलीकेम ( इण्डिया ) लि ., ए -101 , लाजपत नगर-I 
नई दिल्ली -110024 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 5,00,00,000 मूल्य 
के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 6431381 से 7431380 है , 


- 


, 


230 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JULY 5 , 2012 /ASADHA 14 , 1934 


[ PART IV 


, 


पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 5,00,000 ( रुपये पांच लाख ) केवल 
के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

F No.10 ( 5005 )/ COS( HQ)/ Cons. Duty/ 1743..—In 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs , Notification No. S :0.148 ( E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M / s. Jay 
Polychem India Ltd., A - 101, Lajpat Nagar-1 , New Delhi 
110024 shall pay a consolidated stamp duty of 5,00,000 
(Rupees five lakh ) only on the aggregate value of shares 
of ₹ 5,00,00,000 for equity share certificates with 
distinctivc Nos. 6431381 to7431380 to be issued by the 
said company 

फा . सं .10( 4977)/मु.स. ( मुख्या. ) / स.शु. / 1763. ~~ -गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ.148 ( अ ) , दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
.अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 

खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री पर्ल पॉलीमर्स लि ., 204, रोहित हाऊस, 3 टॉल्सटॉय मार्ग , 
नई दिल्ली -110001 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 10,33,00,000 
मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमश: 01 से 1033000 
है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,03,300 ( रुपये एक लाख 
तीन हजार तीन सौ ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान 
उक्त कम्पनी करेगी । 

F.No.10( 4977)/ COS( HQ)/ Cons. Duty/ 1763 . In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs , Notification No. S.O.148 ( E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/ s. Pearl 
Polymers Ltd., 204 , Rohit House , 3 Tolstoy Marg, New 
Delhi- 110001 shall pay a consolidated stamp duty of 
₹ 1,03,300 ( Rupees one lakh three thosuand three 
hundred ) only on the aggregate value of shares of 
₹ 10,33,00,000 for preference share certificates with 
distinctive Nos. 01 to 1033000 to be issued by the said 
company . 

फा . सं.10( 4789 )/मु.स. ( मुख्या. ) / स.शु./ 1762.--- गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ) , दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री आइएल एण्ड एफएस एनर्जी डवलपमेन्ट कम्पनी लि ., 10 , 
कम्युनिटी सेन्टर, दूसरी मंजिल, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली -110065 
द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 2,47,00,00,000 मूल्य के 


1 % अनसेक्योर्ड , फुल्ली कम्पल्सरी कनबर्टीवल डिबेन्चर जिनकी 
पृथक संख्या FCCD 001 से FCCD 247000 है , पर लगने वाले 
मुद्रांक शुल्क ₹ 25,00,000 ( रुपये पच्चीस लाख ) केवल के 
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

E.No.10( 4789)/ COS( HQ / Cons. Duty/ 1762 . In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Government of India , 

Ministry of Home Affairs, Notification No. S : 0.148 ( E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s. IL & 
FS Energy Development Company Ltd., 10 ; Community 
Center, 2nd Floor, East of Kailash , New Delhi- 110001 
shall pay a consolidated stamp duty of * 25,00,000 
(Rupees twenty five lakh ) only on the aggregate value 
of debentures of ₹ 2,47,00,00,000 for issue of 1 % 
Unsecured Fully Compulsorily Convertible Debentures 
bearing distinctive No. FCCD 001 to FCCD 247000 to be 
issued by the said company . 

फा. सं.10(5042 ) /मु.स. ( मुख्या. )/ स.शु. / 1761.-- गृह 
मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148( अ) , दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री एलिसन ट्रान्समिशन इण्डिया प्रा. लि ., 202-206 , टॉल्सटॉय 
हाऊस, 15 टॉल्सटॉय मार्ग, नई दिल्ली -110001 द्वारा जारी किए जाने 
वाले ₹ 36,53,99,972 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 
61554764 से 66928292 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क 
₹ 3,65,000 (रुपये तीन लाख पेंसठ हजार चार सौ ) केवल के 
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

F.No.10 ( 5042 )/ COS( HQ)/ Cons . Duty / 1766. - In 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Government of India , 

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.0.148 ( E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s. Allison 
Transmission India Pvt. Ltd., 202-206 , Tolstoy House , 15 , 
Tolstoy Marg , New Delhi -110001 shall pay. a 
consolidated stamp duty of ₹ 3,65,400 ( Rupees three lakh 
sixty five thosuand four hnundred ) only on the aggregate 
value of shares of ₹ 36,53,99,972 for equity share 
certificates with distinctive Nos. 61554764 to 66928292 to 
be issued by the said company. 

फा . सं.10 ( 5204 )/मु.स. ( मुख्या. ) / स.शु. / 1766 .--- गृह 
मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , दिनांक 
24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 


" 


, 


PART IV] 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT . : JULY 5, 2012/ ASADHA 14 , 1934 


231 


क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री जेनिथ टाऊनशिप प्रा.लि. बी -67 , सरिता विहार , नई 
दिल्ली -110076 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 8,36,37,000 मूल्य के 
इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 8373700 है , पर 
लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 83,637 ( रुपयेतिरासी हजार छ : सौ सैंतीस ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

E.No.10 (5204 )/ COS( HQ )/ Cons. Duty / 1766. In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Ilome Affairs , Notification No. S.O.148 (E ) 
dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s. Zenith 
Township Pvt. Ltd., B - 67 , Sarita Vihar, New Delhi- 110076 
shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 83,637 ( Rupees 
eighty threc thousand six hundred thirty seven ) only on 
the aggregate value of shares of ₹ 8,36,37,000 
for equity share certificates with distinctive Nos . 10001 
to 8373700 to be issued by the said company . 

फा . सं .10 ( 4971 ) /मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु./ 1765. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम ,1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री मोनेट सीमेन्ट लि , मोनेट हाऊस , 11 मस्जिद मोठ , ग्रेटर 
कैलाश , पार्ट II , नई दिल्ली -110048 द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 44,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या क्रमशः 
1250001 से 1690000 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,400 
( रुपये चार हजार चार सौ ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का 
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

E.No.10 ( 4971)/COS( HQ)/ Cons. Duty/ 1765 . --In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 ( E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s. 
Monnet cement Ltd., Monnet House , 11 Masjid Moth, 
Greater Kailash, Part-II New Delhi- 110048 shall paya 
consolidated stamp duty of ₹ 4,400 ( Rupees four 
thosuand four hundred ) only on the aggregate value of 
shares of 44,00,000 for equity share certificates with 
distinctive Nos. 1250001 to 1690000 to be issued by the 
said company. 

फा . सं.10 ( 4972 ) /मु.स. ( मुख्या. )/ स.शु. /1764. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 


खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री प्रीमियर इन इण्डिया प्रा.लि. , ग्यारहवीं मंजिल, डॉ . गोपाल 
दास भवन , 28 बाराखम्भा रोड , नई दिल्ली -110001 द्वारा जारी किए 
जाने वाले ₹ 6,59,63,975 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक 
संख्या क्रमश: 55874236 से 57073580 है, पर लगने वाले मुद्रांक 
शुल्क ₹ 65,964 ( रुपये पैंसठ हजार नौ सौ चौंसठ ) केवल के 
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

E.No.10 ( 4972 )/ COS( HQ / Cons . Duty/ 1764. - In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 (E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M /s.Premier 
Inn India Pvt. Ltd., 11th floor , Dr. Gopal Das Bhawan, 
28 , Barakhamba Road, New Delhi- 110001 shall pay a 
consolidated stamp duty of ₹ 65,964 ( Rupees sixty five 
thosuand nine hundred sixty four ) only on the aggregate 
value of shares of ₹ 6,59,63,975 for equity share 
certificates distinctive Nos. 55874236 to 57073580 to be 
issued by the said company. 

फा . सं.10 ( 5215 ) /मु.स. ( मुख्या. ) / स.शु./ 1802.- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री भरूच दहेज रेलवे कम्पनी लि . , अगस्त क्रांती भवन , 
पहली मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 द्वारा जारी 
किए जाने वाले ₹ 22,26,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी 
पृथक संख्या क्रमशः 116620001 से 138880000 है , पर लगने 
वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 2,22,600 ( रुपये दो लाख बाइस हजार छ : 
सौ ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी 


- 


, 


करेगी । 


. 


E No.10 ( 5215 )/ COS ( HQ)/ Cons. Duty/ 1802.-- In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
( No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 ( E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby.directs that M/ s . 
Bharuch Dahej Railway Co. Ltd., August Kranti Bhawan, 
1st Floor, Bhikaji Cama Place, New Delhi- 110066 shall pay 
a consolidated stamp duty of ₹ 2, 22,600 ( Rupees two lakh 
twenty two thosuand six hundred ) only on the aggregate 
value of shares of 22,26,00,000 for equity share certificates 

with distinctive Nos . 116620001 to 138880000 to be issued 
by the said company. 


2454AC /12-2 


232 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JULY 5, 2012/ ASADHA 14 , 1934 


[ PART IV 


दिल्ली , 4 जुलाई, 2012 


फा . सं.10 ( 4522 ) /मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु./ 1770.-- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते ह 
कि सर्वश्री सामग इण्टरनेशनल प्रा . लि ., बी -67 सरिता विहार, नई 
दिल्ली -110076 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,00,000 मूल्य के 
इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1570601 से 2570600 है , 
पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,000 ( रुपये दस हजार ) केवल के 
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


फा . सं.10 ( 4598 ) /मु.स . ( मुख्या. )/ स.शु. / 1820. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 (1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री निम्बस प्रोपमार्ट लि ., 313-315 , विकास दीप भवन , 
डिस्ट्रीक सेन्टर, लक्ष्मी नगर , नई दिल्ली -110091 द्वारा जारी किए 
जाने वाले ₹ 1,00,00,000 मूल्य के प्रेफरेंस शेयरों जिनकी पृथक 
संख्या 01 से 100000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 10,000 
( रुपये दस हजार ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त 
कम्पनी करेगी । 


- 


Delhi, the 4th July , 2012 


E. No.10 (4522)/ COS ( HQ )/ Cons . Duty / 1770. — In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.0.148 ( E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M /s . 
Saamag International Pvt. Ltd. , B - 67, Sarita Vihar, New 
Delhi- 110076 shall pay a consolidated stamp duty of 

₹ 10,000 ( Rupees ten thosuand ) only on the aggregate 
value of shares of ₹ 1,00,00,000 for equity share 
certificates with distinctive Nos, 1570601 to 2570600 to be 
issued by thc said company . 


E. No.10 (4598)/ COS ( HQ )/ Cons. Duty/ 1820.----In 
exercise of the powers conferred by.clause ( b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Government of India , 

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.0.148 ( E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby dirccts that M / s. 
Nimbus Propmart Ltd., 313-315 , Vikas Deep Building , 
District Centre , Laxmi Nagar, Delhi- 110092 shall pay a 
consolidated stamp duty of ₹ 10,000 ( Rupees ten 
thosuand ) only on the aggregate value of shares of 

1,00,00,000 for preference share certificates with distinctive 
Nos . 01 to 100000 to be issued by thc said company. 


फा . सं.10 ( 5077 ) /मु.स. ( मुख्या. ) / स.शु./ 1767. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का, आ . 148( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी 
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सिगमा टाऊनशिप प्रा . लि . बी -67 , सरिता 
विहार , नई दिल्ली-- 110076 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 85,10,000 
मूल्य इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 2830001 से 3681000 है , 
पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 8,510 ( रुपये आठ हजार पांच सौ दस ) 
केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


फा . सं.10 ( 4601 )/मु.स. ( मुख्या. ) / स.शु./ 1819. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148( अ) ,. 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री निम्बस इण्डिया लि. 313-315 ,विकास दीप भवन , डिस्ट्रिक्ट 
सेन्टर, लक्ष्मी नगर , दिल्ली -110092 द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 20,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी पृथक संख्या 
क्रमश: 2200001 से 4200000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क 
₹2,00,000 ( रुपये दो लाख ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का 
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 


E. No.10 ( 5077)/ COS( HQ)/ Cons. Duty/ 1767.--- In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Ilome Affairs , Notification No. S.O.148 ( E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s. Sigma 
Township Pvt. Ltd., B- 67, Sarita Vihar , New Delhi-110076 
shall pay a consolidated stamp duty of 8,510 (Rupees 
eight thosuand five thosuand ten ) only on the aggregate 
value of shares of ₹ 85,10,000 for equity share certificates 
with distinctive Nos. 2830001 to 3681000 to be issued 
by the said company . 


F.No.10 (4601 )/ COS ( HQ)/ Cons. Duty / 1819.--In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section (1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Government of India , 

Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 ( E) 
dated thc 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenuc Authority, Delhi hereby directs that M /s. 
Nimbus India Ltd., 313-315, Vikas Dccp Building , District 


-1Z... 


PART IV 


DELHI GAZETTE, NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT. : JULY 5 , 2012/ ASADHA 14,, 1934 


233 


- 


Centre, Laxmi Nagar, Delhi - 110092 shall pay a consolidated 
starmp duty of ₹ 2,00,000 ( Rupees two lakh ) only on the 
aggregate value of shares of ₹ 20,00,00,000 for preference 
share certificates with distinctive Nos. 2200001 to 
4200000 to be issued by the said company . 

फा . सं.10 ( 3694 )/मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु. / 1810.- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री ईस्ट दिल्ली लीजिंग प्रा.लि., जे -47 रमेश नगर, सनातन 
धर्म मन्दिर लेन , नई दिल्ली -110015 द्वारा जारी किए जाने वाले 

₹ 2,50,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरो जिनकी पृथक संख्या 
4575521 से 

4825520 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क 
₹ 25,000 ( रुपये पच्चीस हजार ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क 
का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

F.No.10 (3694) /COS ( HQ )/ Cons. Duty / 1810. - In 
exercise of the powers conferred by clause ( b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Government of India , 
Ministry of Ilome Affairs , Notification No. S.O.148 (E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority, Delhi hereby directs that M /s. East 
Delhi Leasing Pvt . Ltd., J -47 Ramesh Nagar, Sanatan 
Dharam Mandir Lane , New Delhi- 110015 shall pay a 
consolidated stamp duty of ₹ 25,000 ( Rupees twenty 
five thosuand ) only on the aggregate value of shares of 
₹ 2,50,00,000 for equity share certificates with distinctive 
Nos.: 4575521 to 4825520 to be issued by the said 
company. 

फा . सं .10 ( 4579 ) /मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु./ 1827. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री डालकिया इण्डिया प्रा. लि ., बी -1 मार्बल आर्क, 9 पृथ्वीराज 
रोड , नई दिल्ली -110011 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 17,51,10,000 
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 36053300 से 53564299 
है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 1,75,110 ( रुपये एक लाख 
पचहत्तर हजार एक सौ दस ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का 
भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

F.No.10 ( 4579)/ COS ( HQ)/ Cons. Duty / 1827.---In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs , Notification No. S.O.148 ( E ) 
dated the 24th January, 2008 , the Chief Controlling 


Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s . Dalkia 
India Pvt . Ltd., B - 1 Marble Arch, 9, Prithvi Raj Road , 
New Delhi- 110011 shall pay a consolidated stamp duty 
of * 1,75,110 (Rupees one lakh seventy five thousand 
one hundred ten ) only on the aggrcgate value of shares 
of * 17,51,10,000 for equity share certificates with 
distinctive Nos. 36053300 to 53564299 to be issued by 
the said company. 

फा . सं .10 ( 5152 ) /मु.स. ( मुख्या. )/ स.शु./ 1809.- 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी 
क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं 
कि सर्वश्री ईस्ट दिल्ली लीजिंग प्रा.लि. , जे -47 , रमेश नगर , सनातन 
धर्म मन्दिर लेन , नई दिल्ली-110015 द्वारा जारी किए जाने वाले 
₹ 25,00,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 
24127601 से 26627600 है , पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क 
₹ 2,50,000 ( रुपये दो लाख पचास हजार ) केवल के समेकित 
मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

E. No.10 (5152 )/ COS( HQ )/ Cons . Duty/ 1809. In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1 ) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899 ) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 (E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M/ s.East 
Delhi Leasing Pvt . Ltd., J - 47, Ranmesh Nagar, Sanatan 
Dharam Mandir Lane, New Delhi-110015 shall pay a 
consolidated stamp duty of ₹ 2,50,000 ( Rupees two lakh 
fifty thosuand ) only on the aggregate value of shares 
of * 25,00,00,000 for equity share certificates with 
distinctive Nos. 24127601 to 26627600 to be issued by 
the said company . 

फा . सं.10 ( 4594 )/मु.स . ( मुख्या. ) / स.शु./ 1821 .. 
गृह मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148 ( अ ) , 
दिनांक 24 जनवरी , 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क 
अधिनियम , 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उप - धारा ( 1 ) 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय 
राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी 
निर्देश देते हैं कि सर्वश्री निम्बस इण्डिया लि . , 313-315 विकास 
दीप भवन , डिस्ट्रिक्ट सेन्टर , लक्ष्मी नगर, दिल्ली -110092 द्वारा जारी 
किए जाने वाले ₹ 5,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों जिनकी 
पृथक संख्या 4200001 से 4700000 है , पर लगने वाले मुद्रांक 
शुल्क ₹ 50,000 ( रुपये पचास हजार ) केवल के समेकित मुद्रांक 
शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी । 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली के 
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से 
निला मोहनन , विशेष महानिरीक्षक ( पंजीकरण )-1 


- 


3 


234 


DELHI GAZETTE , NATIONAL CAPITAL TERRITORY GOVT.: JULY 5 , 2012 /ASADHA 14 , 1934 


[PART IV 


F. No.10 (4594 )/ COS (HQ )/ Cons . Duty / 1821.-- In 
exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub 
section ( 1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 
(No. 2 of 1899) read with the Government of India , 
Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O.148 (E ) 
dated the 24th January , 2008 , the Chief Controlling 
Revenue Authority , Delhi hereby directs that M /s .Nimbus 
India Ltd., 313-315 , Vikas Deep Building District Centre , 
LaxmiNagar, Delhi- 110092 shall pay a consolidated stamp 


duty of 50,000 (Rupees fifty thosuand ) only on the 
aggregate value of shares of 5,00,00,000 for preference 
share certificates with distinctive Nos . 4200001 to 
4700000 to be issued by the said company. 

By order of ChiefControlling Revenue Authority 

Govt. of NationalCapital Territory of Delhi, 
NILA MOHANAN , Special inspector General 

(Registration )-1 


. 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


